..... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

18 माघ 1935 ( श०) 
संख्या 2 राँची , बुधवार 

8 जनवरी, 2014 (ई०) 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 13-58 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी .ई.,डिप० -इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी , 2014 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
8 अक्टूबर, 2013 


संख्या -6/ स्था प्रो० (वरीय)-701/ 2001 का०- 9853 – मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रांची के पद 
पर पदस्थापित श्री हिमांशु शेखर झा को जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या -6/ स्था०प्रो०(वरीय )-701/ 2001 का० - 9854 - मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , लातेहार के पद 
पर पदस्थापित श्री अरुण कुमार गुप्ता नं०- 2 को जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है । 


संख्या-6/ स्था प्रो०(वरीय)- 701/2001 का०-9855 – सिविल जज ( सीनियर डिवीजन)-1- सह 
ए०सी०जे०एम०, राजमहल के पद पर पदस्थापित श्री शैलेंद्र कुमार सिंह को जिला न्यायाधीश कोटि 
में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या-6/ स्था०प्रो०( वरीय)- 701/ 2001 का०-9856 – सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकार , 
बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री रविशंकर उपाध्याय को जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान 
की जाती है । 


संख्या-6/ स्था प्रो०( वरीय)- 701/ 2001 का०- 9857 - मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बोकारो के पद 
पर पदस्थापित श्री विरेन्द्र कुमार तिवारी को जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या -6/ स्था प्रो० (वरीय)-701/ 2001 का०-9858-- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, देवघर के पद 
पर पदस्थापित श्रीमती वीणा मिश्रा को जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


15 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
संख्या -6/ स्था०प्रो० ( वरीय)-701/ 2001 का०- 9859 -- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , धनबाद के 
पद पर पदस्थापित श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय को जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है । 


संख्या-6/ स्था प्रो०(वरीय)-701/2001 का०- 9860- उप निबंधक ( उप सचिव ) झालसा , रांची 
के पद पर पदस्थापित कुमारी रंजना अस्थाना को जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है । 


संख्या-6/ स्था प्रो० ( वरीय )- 701/ 2001 का०-9861 - सिविल जज (सीनियर डिवीजन )-1- सह 
एसीजे०एम०, दुमका के पद पर पदस्थापित श्री श्रीप्रकाश दूबे को जिला न्यायाधीश कोटि में 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या -6/ स्था प्रो० (वरीय)-701/ 2001 का० -9862 - सिविल जज ( सीनियर डिवीजन- सह-विशेष 
न्यायाधीश आर्थिक अपराध), जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री रवीद्र कुमार को जिला 
न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या -6/ स्था प्रो० (वरीय)-701/ 2001 का०-9863 - सिविल जज ( सीनियर डिवीजन )-1- सह 
ए०सी०जे०एम० , खूटी के पद पर पदस्थापित श्री सुरेन्द्र शर्मा को जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति 
प्रदान की जाती है । 


संख्या -6/ स्था०प्रो० ( वरीय)-701/ 2001 का०- 9864 - सिविल जज (सीनियर डिवीजन )-1- सह 
ए०सी०जे०एम०, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री रणजीत कुमार को जिला न्यायाधीश कोटि में 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या-6/ स्था०प्रो०( वरीय)-701/ 2001 का०- 9865 - सिविल जज ( सीनियर डिवीजन ), धनबाद 
के पद पर पदस्थापित श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा को जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है । 


संख्या-6/ स्था प्रो०( वरीय )- 701/ 2001 का०-9866 - सिविल जज ( सीनियर डिवीजन )-1- सह 
ए०सी०जे०एम०, चतरा के पद पर पदस्थापित श्री बालकृष्ण तिवारी को जिला न्यायाधीश कोटि में 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


16 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
___ संख्या -6/ स्था०प्रो०( वरीय )- 701/ 2001 का०- 9867 - अवर सचिव - सह- उप विधि परामर्शी, 
विधि ( न्याय) विभाग, झारखण्ड सरकार , राँची के पद पर पदस्थापित श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव 
को जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या -6/ स्था प्रो०( वरीय)-701/ 2001 का०-9868– सिविल जज ( सीनियर डिवीजन )-1- सह 
ए०सी०जे०एम०, बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय को जिला न्यायाधीश 
कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या -6/ स्था प्रो०( वरीय)-701/ 2001 का० - 9869 - सिविल जज ( सीनियर डिवीजन )- 1- सह 
ए०सी०जे०एम०, डाल्टनगंज के पद पर पदस्थापित श्री विश्वनाथ शुक्ला को जिला न्यायाधीश कोटि 
में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या -6/ स्था प्रो० (वरीय)-701/ 2001 का० -9870 - सिविल जज ( सीनियर डिवीजन -सह-विशेष 
न्यायाधीश आर्थिक अपराध), धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री दिवाकर पाण्डेय को जिला 
न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या - 6/ स्था०प्रो०( वरीय )- 701/ 2001 का०-9871 - सिविल जज ( सीनियर डिवीजन )- 1- सह 
ए०सी०जे०एम० , बेरमो, तेनुघाट के पद पर पदस्थापित श्री अशोक नं०-2 को जिला न्यायाधीश कोटि 
में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या -6/ स्था प्रो० ( वरीय)-701/ 2001 का०-9872 - सिविल जज ( सीनियर डिवीजन ), देवघर 
के पद पर पदस्थापित श्री राजेश शरण सिंह को जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है । 


संख्या-6/ स्था प्रो० (वरीय )-701/ 2001 का०-9873 - अवर सचिव- सह - उप विधि परामर्शी, 
विधि (न्याय ) विभाग , झारखण्ड सरकार , राँची के पद पर पदस्थापित श्री अनिल कुमार मिश्रा नं०- 1 
को जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या-6/ स्था प्रो० ( वरीय)-701/ 2001 का०-9874 - सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार , राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री संतोष कुमार नं०-1 को जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है । 


11 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
संख्या -6/ स्था प्रो०(वरीय)-701/ 2001 का० -9875 - सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार , 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री रसिकेश कुमार को जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति प्रदान 
की जाती है । 


2 . उक्त दी जाने वाली प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद एस०एल०पी० 
( सिविल) नं०- 9883/2009 में पारित अंतिम न्यायादेश से प्रभावित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
15 अक्टूबर , 2013 


संख्या-6/ स्था०पद०-01/ 2011 का० -10004-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , गिरिडीह की शक्ति अतिरिक्त प्रभार के रूप में 
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गिरिडीह को अगले आदेश तक के लिए प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


18 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 


अधिसूचना 
24 अक्टूबर, 2013 


संख्या-13/ वरीय स्था०पद०-01/ 2013 का० - 10240 - झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री मिथिलेश प्रसाद, अपर विधि परामर्शी, विधि ( न्याय ) विभाग , झारखण्ड, रांची को 
अगले आदेश तक माननीय राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी ( न्यायिक ) के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/ वरीय स्था०पद०- 01 / 2013 का० - 10241 - झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री विजय प्रताप सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष न्यायाधीश, भू 
अधिग्रहण मामले, हजारीबाग को अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय , 
जमशेदपुर के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड , 
राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -13/ वरीय स्था०पद०-01/ 2013 का० - 10242 - झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री उमाशंकर प्रसाद सिंह , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश -सह-विशेष न्यायाधीश , 
सी०बी०आई० , धनबाद को अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी , श्रम न्यायालय , बोकारो के पद 
पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती 


संख्या-13/ वरीय स्था०पद०-01/ 2013 का० - 10243 - झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री प्रदीप कुमार मैत्रा , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरायकेला- खरसावां को अगले 
आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , चाईबासा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या- 13/ वरीय स्था०पद०- 01/ 2013 का० - 10244 - झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री ब्रजेन्द्र नाथ पाण्डेय , न्यायायुक्त , राँची ( झूटी ) को अगले आदेश तक प्रधान 
न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , गिरिडीह के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -13/वरीय स्था०पद०-01/ 2013 का० -10245 - झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री राज कुमार तुली, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष न्यायाधीश, निगरानी 


19 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
ब्यूरो मामले, हजारीबाग को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , चतरा के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13/वरीय स्था०पद०-01/ 2013 का० -10246 - झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री प्रवास कुमार सिंह , अपर न्याययुक्त- सह-विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई०(पशुपालन 
घोटाला मामले), राँची को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , गुमला के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 13 /वरीय स्था०पद० -01/ 2013 का० -10247 - झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री विजय कुमार नं -1, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह -विशेष न्यायाधीश , 
निगरानी ब्यूरो मामले , डाल्टनगंज को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , 
बोकारो के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13/वरीय स्था०पद०-01/ 2013 का० - 10248 - झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री सिफ़ात अहमद , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बोकारो ( तेनुघाट , बेरमो), को 
अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, पाकुड़ के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 


___ संख्या- 13 /वरीय स्था०पद० -01/ 2013 का० -10249 - झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में मो० जफर ईमाम, अपर विधि परामर्शी-सह- संयुक्त सचिव, विधि (न्याय) विभाग, 
झारखण्ड , रांची को अगले आदेश तक अध्यक्ष , अपीलीय न्यायाधिकरण , राँची, क्षेत्रीय विकास 
प्राधिकरण , राँची के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को 
सौंपी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


20 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 


अधिसूचना 
24 अक्टूबर, 2013 


संख्या-3/प्रोन्नति - 201/ 2013 का० 10256 –विभागीय अधिसूचना संख्या 5556 दिनांक 
24 जून 2013 का आंशिक संशोधन करते हुए झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राहुल कुमार, अवर 
सचिव को अगले आदेश तक के लिए अवर सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सरोज श्रीवास्तव, 


सरकार के अपर सचिव । 


अधिसूचना 
1 नवम्बर , 2013 


संख्या- 3 /प्रोन्नति- 205/ 2013 का० 10591 - झारखण्ड सचिवालय सेवा के निम्नलिखित 
सहायकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर 
विहित पी० बी० -2 वेतनमान रु० 9300- 34800 /- ग्रेड पे- 4800/- में प्रोन्नति दी जाती है : 


क्र०सं० 


सहायक का नाम 


वर्तमान पदस्थापित विभाग कार्यालय का नाम 


श्री सतीश कुमार अ॰जा० 


पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी०(विशेष प्रमंडल) विभाग 


श्री भन्नु चौधरी, अ॰जा० 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


श्री प्रदीप कुमार , अ॰जा० 


पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 


श्री अलबर्ट दास , अ॰जा० 


प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय 


श्री सीता शरण चौधरी, अ०जा० 


गृह ( कारा ) विभाग 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी , 2014 


श्री विजय कुमार, अ॰जा० 


गृह विभाग 


| श्री रामबली मांझी, अ० जा० 


ऊर्जा विभाग 


| श्री राकेश रंजन , अजा० 


नगर विकास विभाग 


9 


श्री हरेन्द्र किशोर राम, अ॰जा० 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


10 


श्री सुधीर कुमार , अजा० 


पथ निर्माण विभाग 


श्री प्रेम लाल मेहरा , अल्जा० । 


कल्याण विभाग 


श्री विनोद कुमार , अ॰जा० 


महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय 


13 


श्री श्रवण मण्डल , अ॰जा० 


ऊर्जा विभाग 


स , अ०जा० 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


जल संसाधन विभाग 


श्री राजकिशोर कुमार, अ॰जा० 
| श्री मनोज कुमार मधुकर 
श्री अचुता नन्द द्विवेदी 
श्री राजीव रंजन सिंह 


मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग 


राज्य निर्वाचन आयोग 


श्री सुधीर कुमार 


वित्त विभाग 


| श्री अरविंद कुमार सिंह 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


21 


श्री सिकन्दर राय 


ग्रामीण कार्य विभाग 


2 . 


यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


योगेन्द्र दूबे , 


सरकार के अवर सचिव । 


22 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 


अधिसूचना 
1 नवम्बर, 2013 


संख्या- 3 /प्रोन्नति -205 / 2013 का . 10592-- दिनांक 29 अक्टूबर , 2013 को आहूत 
विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर झारखण्ड सचिवालय सेवा के निम्नांकित प्रशाखा 
पदाधिकारियों को उनके नाम के समुख स्तम्भ -5 में अंकित तिथि से प्रशाखा पदाधिकारी कोटी 
( पी०बी० || वेतनमान रु० 9300- 34800 , ग्रेड पे० रु० 4800 /-) के पद पर वैचारिक प्रोन्नति 
( Notional Promotion) दी जाती है : 


क्र० 


अभ्युक्ति 


सं० 


प्रशाखा 
पदाधिकारी का 

नाम एवं 
पदस्थापित विभाग 


जन्म तिथि / प्रशाखा 
से नि तिथि पदाधिकारी के पद 

प्राप्त प्रोन्नति की 

तिथि 


प्र०पदा० के पद 
पर वैचारिक 
प्रोन्नति की 

तिथि 


2 


3 


4 


| श्री सत्य नारायण 07. 09.56 
शर्मा, जल 

30 . 09. 16 
संसाधन विभाग 


अधिसूचना संख्या 30. 12. 2008 
12221 दिनांक 
01. 11. 2012 


| कनीय सहायक श्री गोपाल 
सिंह को दी गई प्रोन्नति 
की तिथि 30 .12.2008 से 
वैचारिक प्रोन्नति । 


श्री दिनेश सिंह , 30. 11.59 
नागर विमानन 

30 . 11. 19 
विभाग 


अधिसूचना संख्या 21. 05. 2010 
| 12221 दिनांक 
01. 11. 2012 


कनीय सहायक श्री 
कामेश्वर प्रसाद सिंह को दी 
गई प्रोन्नति की तिथि 
21.05. 2010 से वैचारिक 
प्रोन्नति । 


3 | श्री रंजीत रंजन 12.08.65 


प्रसाद 


| अधिसूचना संख्या 01.07. 2011 
12221 दिनांक 
01. 11. 2012 


31. 08. 25 


स्वास्थ्य ,चि० शि० 
एवं परिवार 
कल्याण विभाग 


वर्ष 2009 -10 में गठित 
आरोप के लिए वेतन वृद्धि 
पर असंचयात्मक प्रभाव से 
रोक संबंधी दंड की प्रभावी 
तिथि के उपरांत अर्थात 
दिनांक 01.07. 2011 से 
वैचारिक प्रोन्नति । 


23 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
____ 2. उक्त सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को आर्थिक लाभ सेवा संहिता के नियम 58 के 
प्रावधानानुसार वास्तविक लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमान्य होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

योगेंद्र दुबे , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 
13 नवम्बर , 2013 


संख्या- 3 / स्था०-803 / 2012 का . 10795 - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अशोक कुमार 
श्रीवास्तव , अवर सचिव, सूचना विभाग एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या - 3 / स्था०-803/ 2012/ का . 10795 - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री शिवनन्दन 
तिवारी , अवर सचिव , वित्त विभाग, झारखण्ड , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
अवर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

योगेंद्र दुबे , 
सरकार के अवर सचिव । 


24 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 


अधिसूचना 
23 नवम्बर , 2013 


संख्या- 3 /प्रोन्नति - 205/ 2013 का० 11292 - झारखण्ड सचिवालय सेवा के निम्नलिखित 
नवप्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारियों को विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में उनके 
नाम के सम्मुख स्तम्भ - 3 में अंकित विभाग/कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है : 


क्र०सं० प्रशाखा पदाधिकारी का नाम एवं विभाग/कार्यालय 


पदस्थापित विभाग/कार्यालय 


2 


मंत्रिमंडल (निगरानी ) विभाग 


श्री सतीश कुमार , 
पंचयती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल ) विभाग 


वित्त विभाग 


श्री प्रदीप कुमार , 
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 


वित्त विभाग 


श्री अलबर्ट दास , 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय 


4 


राज्य निर्वाचन आयोग 


श्री सीता शरण चौधरी , 
गृह ( कारा) विभाग 


5 


श्री विजय कुमार , 
गृह विभाग 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग 


कृषि एवं गन्ना विकास विभाग 


श्री रामबली मांझी, 
ऊर्जा विभाग 


वित्त ( वाणिज्यकर ) विभाग 


श्री राकेश रंजन , 
नगर विकास विभाग 


जल संसाधन विभाग 


. 


श्री हरेन्द्र किशोर राम, 
स्वा०,चि०शि०एवं परि० कल्याण विभाग 


| 9 


वं गन्ना विकास विभाग 


श्री सुधीर कुमार, 
पथ निर्माण विभाग 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 


25 


पर्यटन विभाग 


| श्री प्रेम लाल मेहरा , 
कल्याण विभाग 


श्री विनोद कुमार, 
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय 


कला, संस्कृति खेलकूद एवं 
युवा कार्य विभाग 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


| श्री श्रवण मण्डल, 
ऊर्जा विभाग 


| श्री सुरेन्द्र दास , अ॰जा॰ , 
कार्मिक, प्र० सु० तथा राज० विभाग 
श्री राजकिशोर कुमार , 
कार्मिक , प्र० सु० तथा राज० विभाग 


स्वा० चि० शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग 
खान एवं भूतत्व विभाग 


14 


15 


श्री मनोज कुमार मधुकर , 
जल संसाधन विभाग 


गृह विभाग के तहत 
महानिदेशक एवं पुलिस 
महानिरीक्षक का कार्यालय 
वित्त विभाग 


| श्री अचुता नन्द द्विवेदी , 
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग 


जल संसाधन विभाग 


श्री राजीव रंजन सिंह , 
राज्य निर्वाचन आयोग 


कल्याण विभाग 


श्री सुधीर कुमार , 
वित्त विभाग 


पथ निर्माण विभाग 


श्री अरविंद कुमार सिंह , 
कार्मिक , प्र० सु० तथा राज० विभाग 


20 


ग्रामीण कार्य विभाग 


श्री सिकंदर राय , 
ग्रामीण कार्य विभाग 


d 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा | 


2. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

योगेन्द्र दूबे , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 
4 दिसम्बर , 2013 


संख्या - 13 /वरीय स्था० पद० - 01/ 2013 का० 11617 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की 
अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं 10240 , दिनांक 24 अक्टूबर , 2013, जिसके 
द्वारा श्री मिथिलेश प्रसाद, अपर विधि परामर्शी, विधि (न्याय) विभाग , झारखण्ड, राँची को अगले 
आदेश तक माननीय राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी ( न्यायिक ) के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया गया था , को निरस्त किया जाता है तथा श्री नलिन कुमार, जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश, जमशेदपुर को माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी ( न्यायिक ) के 
पद पर अगले आदेश तक नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 8 जनवरी, 2014 


27 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर , 2013 


संख्या- 2 / अवकाश- 6-16 / 2009 का० 918 – महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) झारखण्ड का 
कार्यालय , राँची का पत्रांक - GE- 7- Vol-III-JAS - M- 64- 1290 दिनांक 12 दिसम्बर , 2013 द्वारा 
प्रदत्त अवकाश आदेयता के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-410 दिनांक 16 जनवरी, 2012 
के कंडिका - क (ii) जिसके द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर , 1987 से 28 मई, 1988 तक को उपार्जित 
अवकाश स्वीकृत किया गया था , को विलोपित करते हुए श्री इग्नेशियस मुरमू झा०प्र०से०, 
सेवानिवृत्त उपसमाहर्ता, भूहदबंदी धनबाद का दिनांक 01 अक्टूबर, 1987 से 26 अप्रैल, 1988 
तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत तथा दिनांक 
27 अप्रैल , 1988 से 28 मई, 1988 तक असाधारण अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
236 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सरोज श्रीवास्तव , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर, 2013 


संख्या - 2 /नि०सं० - 191/ 2012 का . 12589 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री विनोद 
कुमार झा , आयुक्त के सचिव , सिंहभूम (कोल्हान ) प्रमण्डल, चाईबासा को दिनांक 13 सितम्बर , 
2013 से 17 सितम्बर, 2013 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 
एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सरोज श्रीवास्तव , 
सरकार के विशेष सचिव । 


28 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर , 2013 


संख्या- 2 /नि०सं० - 226/ 2012 का० 12595 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री रोबिन 
टोप्पो, सचिव, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार ( बियाडा), बोकारो को दिनांक 20 फरवरी , 
2007 से 27 सितम्बर , 2007 तक असाधारण अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के 
तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सरोज श्रीवास्तव , 


सरकार के विशेष सचिव । 


अधिसूचना 
1 जनवरी , 2014 


संख्या -1/पी०-108/2013 का०-01 --- मनरेगा आयुक्त , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री राहुल शर्मा, भा०प्र०से० ( झा: 98 ) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि से भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान ( पे बैंड- 4 रु० 37, 400- 67, 000/- + ग्रेड पे० रु० 
10,000/-) मैं प्रोन्नति देते हुए उन्हे अगले आदेश तक मनरेगा आयुक्त , झारखण्ड, राँची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-1/ पी० - 108 / 2013 का० - 02---उपायुक्त , लातेहार के पद पर पदस्थापित श्रीमती 
अराधना पटनायक, भा०प्र०से० ( झा: 98) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि से भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान ( पे बैंड- 4 रु० 37, 400 -67 ,000/- + ग्रेड पे० रु० 
10,000/-) में प्रोन्नति दी जाती है | 


2. श्रीमती पटनायक द्वारा धारित उपायुक्त , लातेहार के पद को उक्त वेतनमान में 
उत्क्रमित कर उन्हें अगले आदेश तक उपायुक्त, लातेहार के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


29 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
संख्या- 1 /पी० - 108/ 2013 का०-03---निबंधक , सहयोग समितियां , झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री कमाल किशोर सोन , भा०प्र०से० ( झा :98 ) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की 
तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान ( पे बैंड- 4 रु० 37 ,400-67, 000/- + ग्रेड 
पे० रु० 10 , 000/-) में प्रोन्नति देते हुए निबंधक , सहयोग समितियां, झारखण्ड , राँची के पद को 
अधिसूचना वेतनमान ग्रेड में उत्क्रमित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक निबंधक , सहयोग 
समितियां, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री सोन अपने कार्यों के साथ निदेशक , कृषि , झारखण्ड एवं प्रशासक - सह -प्रबंध 
निदेशक , झारखण्ड राज्य सहकारिता बैंक लि०, राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 


संख्या-1/पी० - 108/2013 का० -04---निदेशक , उद्योग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती हिमानी पाण्डेय , भा०प्र०से० ( झा: 98 ) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की 
तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (पे बैंड- 4 रु० 37, 400 -67,000/- + ग्रेड 
पे० रु० 10 ,000/-) में प्रोन्नति देते हुए निदेशक, उद्योग, झारखण्ड, राँची के पद को अधिसमय 
वेतनमान ग्रेड में उत्क्रमित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक निदेशक , उद्योग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


___ 2. श्रीमती पाण्डेय अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक, आदित्यपुर 
औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार , आदित्यपुर ( आयडा ) एवं प्रबंध निदेशक, जिडको के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


संख्या-1/पी० - 108/ 2013 का० - 05 --- उपायुक्त, कोडरमा के पद पर पदस्थापित डॉ० प्रवीण 
शंकर, भा०प्र०से० ( झा :98 ) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि से भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के अधिसमय वेतनमान ( पे बैंड- 4 रु. 37 ,400 -67 ,000/- + ग्रेड पे० रु. 10 , 000/-) में 
प्रोन्नति दी जाती है । 


2. श्री शंकर द्वारा धारित उपायुक्त, कोडरमा के पद को उक्त वेतनमान में उत्क्रमित 
कर उन्हें अगले आदेश तक उपायुक्त, कोडरमा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-1/पी०- 108/ 2013 का०- 06 --- संयुक्त निर्वाचन आयुक्त , राज्य निर्वाचन आयोग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित अशोक कुमार शर्मा, भा०प्र०से० ( झा: 98 ) को उनके द्वारा 
प्रभार ग्रहण करने की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (पे बैंड- 4 रु० 
37 , 400-67,000/- + ग्रेड पे० रु. 10, 000/-) में प्रोन्नति देते हुए संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य 


30 

झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
निर्वाचन आयोग, झारखण्ड , राँची के पद को अधिसमय वेतनमान ग्रेड में उत्क्रमित करते हुए उन्हें 
अगले आदेश तक सयुंक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/पी०-108/2013 का० -07 - उपायुक्त, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित डॉ . सुनील 
कुमार सिंह , भा०प्र०से० ( झा :98) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि से भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान ( पे बैंड-4 रु० 37 ,400-67 ,000/- + ग्रेड पे० रु. 10 , 000 /-) 
में प्रोन्नति दी जाती है । 


2. श्री सिंह द्वारा धारित उपायुक्त , रामगढ़ के पद को उक्त वेतनमान में उत्क्रमित कर 
उन्हें अगले आदेश तक उपायुक्त रामगढ़ के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/पी०-108/ 2013 का०-08---निदेशक , माध्यमिक शिक्षा- सह-विशेष सचिव, मानव 
संसाधन विकास विभाग झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री एहतेशामुल हक, भा०प्र०से० 
( झा : 98 ) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय 
वेतनमान (पे बैंड- 4 रु० 37, 400-67, 000/- + ग्रेड पे० रु० 10, 000/-) में प्रोन्नति देते हुए निदेशक , 
माध्यमिक शिक्षा- सह-विशेष सचिव , मानव संसाधन विकास विभाग , झारखण्ड, राँची के पद को 
अधिसमय वेतनमान ग्रेड में उत्क्रमित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक निदेशालय , माध्यमिक 
शिक्षा- सह-विशेष सचिव , मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री हक अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ विशेष सचिव , आपदा प्रबन्धन 
विभाग , झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-1/ पी० -108/2013 का०-09-- सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री रतन कुमार, भा०प्र०से० ( झा :98) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (पे बैंड-4 रु० 37 , 400-67,000 /- + ग्रेड पे० रु० 
10,000/-) में प्रोन्नति दी जाती है । 


2. श्री कुमार द्वारा धारित सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची के पद को उक्त 
वेतनमान में उत्क्रमित कर उन्हें अगले आदेश तक सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


31 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
__ संख्या- 1/ पी० - 108/ 2013 का० - 10 -- उपायुक्त, गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री राजेन्द्र प्रताप 
सिन्हा , भा०प्र०से० ( झा: 98 ) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि से भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के अधिसमय वेतनमान (पे बैंड- 4 रु० 37, 400-67,000/- + ग्रेड पे० रु० 10 ,000/-) में 
प्रोन्नति दी जाती है । 


2. श्री सिन्हा द्वारा धारित उपायुक्त गढ़वा के पद को उक्त वेतनमान में उत्क्रमित कर 
उन्हें अगले आदेश तक उपायुक्त गढ़वा, के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव । 


High Court of Jharkhand , Ranchi 


Notification 
The 6th January, 2014 


No 01 A -- Earned leave for 7 days for The period from 25th November, 2013 to 
1st December, 2013 prefixing 24th November , 2013 (being Sunday) is granted to Sri Pradeep Kumar 
Shukla, Civil Judge ( Sr. Div)-I-com- Additional Chief Judicial Magistrate-cum- Assistant Sessions 
Judge - II, Garhwa under Rules 277 , 228 , 230 and 248 , of the Jharkhand Service Code . 


By order of the Court, 

AmbujNath, 


Registrar ( Admn.) 


32 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 

Notification 
The 7th January , 2014 


No 02 A -- Sri Rizwan Ahmad , district & Additional Sessions Judge, Saraikela - Kharsawan 
is hereby transferred and posted as District & Additional Sessions Judge , Hazaribagh with 
immediate effect. 


By order of the Court, 

A. V . Singh, 
Registrar General. 


- 


- 


- 


- 


वाणिज्य - कर-विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर , 2013 


संख्या- राज 01 वि०पत्रा०- 24-59/ 2013-6283-- श्री उदय कुमार नन्द , वाणिज्य- कर उपायुक्त , 
मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य - कर उपायुक्त 
( प्रभारी), चिरकुंडा अंचल , चिरकुंडा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या- राज01 वि०पत्रा० -24- 59/ 2013-6284 - श्री गोपाल प्रसाद राउत, वाणिज्य- कर 
उपायुक्त, (प्रभारी), धनबाद अंचल , धनबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य 
कर उपायुक्त मुख्यालय, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । । 


संख्या- राज 01 वि०पत्रा०-24-59 /2013-6285 -- श्री सीताराम, वाणिज्य -कर उपायुक्त , 
( प्रभारी) जमशेदपुर अंचल , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर 
उपायुक्त, वैट अंकेक्षण ईकाई, जमशेदपुर प्रमण्डल जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता 


संख्या - राज 01 वि०पत्रा० - 24-59/ 2013-6286-- श्री सुरेश महतो, अपने वेतनमान में 
वाणिज्य- कर उपायुक्त , वैट अंकेक्षण ईकाई, जमशेदपुर प्रमंडल , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
हुए अगले आदेश तक अपने वेतनमान में वाणिज्य - कर उपायुक्त , ( प्रभारी), साहेबगंज अंचल , 
साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज 01 वि०पत्रा० -24- 59/ 2013- 6287 -- श्री अरुण कुमार जायसवाल , वाणिज्य -कर 
उपायुक्त , ( प्रभारी ) सिंहभूम अंचल , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
वाणिज्य- कर उपायुक्त , अन्वेषण ब्यूरो , जमशेदपुर प्रमण्डल जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या - राज 01 वि०पत्रा०- 24- 59/ 2013-6288-- श्री रामदेव प्रसाद सिंह, वाणिज्य - कर 
उपायुक्त , वैट अंकेक्षण ईकाई , राँची एवं हजारीबाग प्रमंडल, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक वाणिज्य-कर उपायुक्त , उपायुक्त (प्रभारी), सिंहभूम अंचल , जमशेदपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज 01 वि०पत्रा० - 24- 59/ 2013- 6289 -- श्री नाथूराम सिंह, वाणिज्य-कर उपायुक्त , 
( प्रभारी) रामगढ़ अंचल , रामगढ़ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर 
उपायुक्त , अन्वेषण ब्यूरो , संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज 01 वि०पत्रा०- 24 -59/ 2013-6290-- श्री मनोरंजन प्रसाद मण्डल , वाणिज्य- कर 
उपायुक्त , (प्रभारी ) नागरीय अंचल , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
वाणिज्य - कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, धनबाद प्रमण्डल , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है | 


संख्या - राज 01 वि०पत्रा०- 24- 59/ 2013- 6291 -- श्री दिलीप कुमार मण्डल -1, वाणिज्य - कर 
उपायुक्त, वैट अंकेक्षण ईकाई , धनबाद एवं संथाल परगना प्रमंडल , धनबाद को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर उपायुक्त (प्रभारी), रामगढ़ अंचल , रामगढ़ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


___ संख्या- राज 01 वि०पत्रा०- 24 - 59 / 2013-6292-- श्री अरविंद कुमार, अपने वेतनमान में 
वाणिज्य- कर उपायुक्त , (प्रभारी), साहेबगंज अंचल, साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक अपने वेतनमन में वाणिज्य- कर उपायुक्त , ( प्रभारी ), जमशेदपुर अंचल, जमशेदपुर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 


34 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी , 2014 
संख्या - राज 01 वि०पत्रा०- 24-59/ 2013-6293-- श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, वाणिज्य - कर 
सहायक आयुक्त , नागरीय अंचल , जमशेदपुर को अगले आदेश तक अपने वेतनमान में वाणिज्य 
कर उपायुक्त (प्रभारी), नागरीय अंचल , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज 01 वि०पत्रा०-24- 59/ 2013- 6294-- श्री युगल कुमार चनानी , वाणिज्य-कर 
सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो , संथाल परगना प्रमण्डल , दुमका को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक अपने वेतनमान में वाणिज्य- कर उपायुक्त (प्रभारी), धनबाद अंचल धनबाद के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - राज 01 वि०पत्रा० - 24 -59/ 2013-6295-- श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, वाणिज्य - कर 
सहायक आयुक्त , वैट अंकेक्षण ईकाई, राँची एवं हजारीबाग प्रमंडल राँची, को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त ब्यूरो, संथाल परगना प्रमंडल , दुमका के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज 01 वि०पत्रा०- 24-59/ 2013- 6296 -- श्री अखिलेश शर्मा, वाणिज्य- कर सहायक 
आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, राँची प्रमण्डल , राँची को अगले आदेश तक अपने वेतनमान में वाणिज्य 
कर उपायुक्त , अन्वेषण ब्यूरो , राँची प्रमण्डल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा० -24- 59 /2013-6297-- श्री जगदीश साहू , वाणिज्य -कर सहायक 
आयुक्त , अन्वेषण ब्यूरो , राँची प्रमण्डल , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
वाणिज्य -कर सहायक आयुक्त, जमशेदपुर अंचल , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज01 वि०पत्रा०- 24 -59/ 2013- 6298-- श्रीमती शोभा रानी , वाणिज्य -कर सहायक 
आयुक्त , दक्षिणी अंचल, राँची को अगले आदेश तक स्थानांतरित करते हुए वाणिज्य - कर सहायक 
आयुक्त , अन्वेषण ब्यूरो , राँची प्रमण्डल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज01 वि०पत्रा० - 24-59/ 2013- 6299 -- श्री निरंजन प्रसाद सिंह , वाणिज्य- कर सहायक 
आयुक्त , वैट अंकेक्षण ईकाई, जमशेदपुर प्रमण्डल , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त , हजारीबाग अंचल , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या- राज01 वि०पत्रा० -24- 59/2013-6300-- श्री रतन लाल गुप्ता, वाणिज्य- कर सहायक 
आयुक्त, वैट अंकेक्षण ईकाई, धनबाद एवं संथाल परगना प्रमंडल , धनबाद को स्थानांतरित करते हुए 


35 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
अगले आदेश तक वाणिज्य -कर सहायक आयुक्त , आदित्यपुर अंचल , जमशेदपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


- 


- 04 


- MA - NIMAM AAMA 


- 


सख्या- राज01 वि 


लि 


3 - 6301 . . श्री 


4 - 5912 


सहायक 


आयुक्त , वैट अंकेक्षण ईकाई , जमशेदपुर प्रमण्डल , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक वाणिज्य- कर सहायक आयुक्त , सिंहभूम अंचल, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०- 24-59/ 2013- 6302 -- श्री नवीन कुमार सिन्हा, वाणिज्य - कर सहायक 
आयुक्त , सिंहभूम अंचल, जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य -कर 
सहायक आयुक्त , पश्चिमी अंचल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०- 24-59/ 2013-6303 -- श्रीमती अलका सिन्हा, वाणिज्य -कर सहायक 
आयुक्त , जमशेदपुर अंचल , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य -कर 
सहायक आयुक्त , विशेष अंचल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०-24- 59/ 2013-6304-- श्री जय प्रकाश राम , वाणिज्य- कर सहायक 
आयुक्त , अन्वेषण ब्यूरो , राँची प्रमण्डल , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
वाणिज्य- कर सहायक आयुक्त , धनबाद अंचल , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज01 वि०पत्रा०- 24-59/ 2013-6305-- श्री विनय कुमार सिन्हा, वाणिज्य- कर सहायक 
आयुक्त, चाईबासा अंचल , चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य - कर 
सहायक आयुक्त , नागरीय अंचल , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज01 वि०पत्रा०-24-59/ 2013- 6306-- श्री अशेष कुमार चौधरी, वाणिज्य- कर सहायक 
आयुक्त , मुख्यालय , झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य - कर 
सहायक आयुक्त , दक्षिणी अंचल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०-24-59/ 2013- 6307-- श्री गौरी शंकर कपरदार , वाणिज्य- कर सहायक 
आयुक्त, आदित्यपुर अंचल , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य - कर 
सहायक आयुक्त , दक्षिणी अंचल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


36 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 8 जनवरी, 2014 
__ संख्या- राज01 वि०पत्रा०- 24- 59 / 2013-6308 -- श्री भीम प्रसाद , वाणिज्य - कर सहायक 
आयुक्त, रामगढ़ अंचल , रामगढ़ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर सहायक 
आयुक्त , नागरीय अंचल , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज01 वि०पत्रा०- 24 -59/ 2013- 6309-- श्री मनोज कुमार , वाणिज्य- कर सहायक 
आयुक्त , पश्चिमी अंचल , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य - कर सहायक 
आयुक्त , कतरास अंचल , कतरास के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-राज01 वि०पत्रा०- 24- 59/ 2013-6310 – डॉ . राजेश कुमार, वाणिज्य- कर सहायक 
आयुक्त, चिरकुंडा अंचल , चिरकुंडा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य -कर 
सहायक आयुक्त , पश्चिमी अंचल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०- 24-59/ 2013- 6311-- श्री कंचन बरवा, वाणिज्य- कर सहायक 
आयुक्त , वैट अंकेक्षण ईकाई, धनबाद एवं संथाल परगना प्रमंडल , धनबाद को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त , दुमका अंचल , दुमका के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०-24-59/ 2013-6312 श्री ब्रजनंदन ठाकुर , वाणिज्य - कर सहायक 
आयुक्त, नागरीय अंचल , धनबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य - कर 
सहायक आयुक्त , चिरकुंडा अंचल , चिरकुंडा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०- 24- 59/ 2013-6313 श्री प्रदीप खलखो , वाणिज्य - कर सहायक 
आयुक्त , नागरीय अंचल, जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर 
सहायक आयुक्त , अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता 


संख्या- राज01 वि०पत्रा०- 24 -59 / 2013 - 6314 श्री दिलीप कुमार मंडल -2, वाणिज्य- कर 
सहायक आयुक्त , अन्वेषण ब्यूरो, जमशेदपुर प्रमंडल , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त , नागरीय अंचल , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


37 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
संख्या- राज01 वि०पत्रा०-24- 59/ 2013- 6315 श्री विश्वजीत कुमार सिन्हा, वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो , राँची प्रमंडल , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
वाणिज्य - कर पदाधिकारी , विशेष अंचल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज01 वि०पत्रा०-24- 59/ 2013-6316 – श्रीमती सुषमा सिन्हा, वाणिज्य- कर पदाधिकारी , 
नागरीय अंचल , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर पदाधिकारी, 
वैट अंकेक्षण ईकाई, राँची एवं हजारीबाग प्रमंडल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज01 वि०पत्रा० -24- 59 /2013-6317 - श्री राज कुमार राजीव , वाणिज्य- कर 
पदाधिकारी , अन्वेषण ब्यूरो , धनबाद प्रमंडल , धनबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
वाणिज्य- कर पदाधिकारी , चाईबासा अंचल , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०-24-59/ 2013- 6318 श्री सुबोध कुमार, वाणिज्य- कर पदाधिकारी, 
चाईबासा अंचल , चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर पदाधिकारी, 
वैट अंकेक्षण ईकाई , जमशेदपुर प्रमंडल , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा० -24-59/ 2013-6319 – श्री सतीश कुमार सिंह, वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी , जमशेदपुर अंचल, जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य -कर 
पदाधिकारी , पश्चिमी अंचल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०-24-59/ 2013-6320 श्री इन्द्रजीत सिंह, वाणिज्य - कर पदाधिकारी , 
पूर्वी अंचल , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य - कर पदाधिकारी , अन्वेषण 
ब्यूरो , राँची प्रमंडल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज01 वि०पत्रा०-24- 59 /2013- 6321 – श्री संजय कुमार गुप्ता, वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी , बोकारो अंचल , बोकारो को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी, जमशेदपुर अंचल, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०-24-59/ 2013-6322- श्री राजन जॉन खलखो, वाणिज्य- कर 
पदाधिकारी, आदित्यपुर अंचल, जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी , अन्वेषण ब्यूरो , राँची प्रमंडल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज01 वि०पत्रा० -24-59/ 2013-6323 श्री कुन्दन कुमार सिंह, वाणिज्य -कर 
पदाधिकारी , वैट अंकेक्षण ईकाई, जमशेदपुर प्रमंडल , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले 


38 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जनवरी , 2014 
आदेश तक वाणिज्य - कर पदाधिकारी, नागरीय अंचल , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता 


संख्या- राज01 वि०पत्रा०-24- 59/ 2013-6324- श्री उमा शंकर सिंह, वाणिज्य- कर पदाधिकारी, 
चाईबासा अंचल, चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर पदाधिकारी , 
आदित्यपुर अंचल , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- राज01 वि०पत्रा० -24- 59/ 2013- 6325– श्रीमती अर्पणा सिंह, वाणिज्य- कर पदाधिकारी , 
चाईबासा अंचल , चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर पदाधिकारी , 
आदित्यपुर अंचल, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०- 24- 59/ 2013- 6326 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह , वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी , गोड्डा अंचल , गोड्डा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य -कर 
पदाधिकारी , अन्वेषण ब्यूरो , जमशेदपुर प्रमंडल , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज01 वि०पत्रा० -24 -59/ 2013- 6327 - श्री उज्जवल मिंज, वाणिज्य- कर पदाधिकारी, 
नागरीय अंचल , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर पदाधिकारी , 
अन्वेषण ब्यूरो, जमशेदपुर प्रमंडल, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा० -24-59/2013- 6328 श्री सुभाष कुमार , वाणिज्य- कर पदाधिकारी, 
झरिया अंचल , धनबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर पदाधिकारी, 
धनबाद अंचल , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा० -24- 59 / 2013-6329 – श्रीमती थेलमा अनिता मिंज , वाणिज्य- कर 
पदाधिकारी, नागरीय अंचल , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी , दक्षिणी अंचल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०-24- 59/2013-6330 श्री मिथिलेश कुमार, वाणिज्य- कर पदाधिकारी, 
वैट अंकेक्षण ईकाई , धनबाद एवं संथाल परगना प्रमंडल , धनबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक वाणिज्य - कर पदाधिकारी , वैट अंकेक्षण ईकाई, जमशेदपुर प्रमंडल , जमशेदपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


39 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 8 जनवरी, 2014 
संख्या- राज01 वि०पत्रा० -24-59/ 2013-6331 श्री स्वामीनंदन , वाणिज्य- कर पदाधिकारी , 
बोकारो अंचल , बोकारो को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर पदाधिकारी , 
गोड्डा अंचल , गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०- 24 - 59 /2013-6332 – श्री अक्षय कुमार , वाणिज्य- कर पदाधिकारी , 
गुमला अंचल, गुमला को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर पदाधिकारी , 
कोडरमा अंचल, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०- 24- 59/ 2013- 6333 – श्री विजय कुमार प्रधान , वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी , कतरास अंचल , कतरास को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य -कर 
पदाधिकारी, चिरकुंडा अंचल, चिरकुंडा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज01 वि०पत्रा०-24-59/ 2013- 6334 – श्रीमती निशा कुमारी, वाणिज्य -कर पदाधिकारी , 
पश्चिमी अंचल , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर पदाधिकारी, झरिया 
अंचल, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा०- 24 -59/ 2013-6335 श्रीमती सारिका भगत , वाणिज्य- कर 
पदाधिकारी , पूर्वी अंचल , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य -कर 
पदाधिकारी , वैट अंकेक्षण ईकाई , राँची एवं हजारीबाग प्रमंडल , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । (पूर्व निर्गत अधिसूचना सं०-3782 दिनांक 30 जून, 2013 को निरस्त किया जाता है) । 


संख्या - राज01 वि०पत्रा० -24-59/ 2013-6336 श्री योगेन्द्र प्रसाद , वाणिज्य -कर पदाधिकारी, 
नागरीय अंचल , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर पदाधिकारी , 
गुमला अंचल , गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- राज01 वि०पत्रा०-24-59/ 2013- 6337 – श्री मोकिम अहमद, वाणिज्य - कर पदाधिकारी , 
हजारीबाग अंचल , हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर पदाधिकारी, 
अन्वेषण ब्यूरो, धनबाद प्रमंडल , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - राज01 वि०पत्रा० -24- 59 / 2013-6338 – श्री सज्जन कुमार पाण्डेय , वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी , बोकारो अंचल, बोकारो को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य- कर 
पदाधिकारी, दक्षिणी अंचल, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


40 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार, 8 जनवरी, 2014 
__ संख्या- राज01 वि०पत्रा०- 24 -59/ 2013- 6339 – श्रीमती कंचन लाल , वाणिज्य - कर पदाधिकारी , 
रामगढ़ अंचल , रामगढ़ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्य - कर पदाधिकारी , 
दक्षिणी अंचल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


देवदत्त रेणु दास , 


अपर आयुक्त- सह-विशेष- सचिव । 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर , 2013 


संख्या-01/ स्था02-01/ 2008-214 – श्री नारायण प्रसाद विश्वास , जिला शिक्षा पदाधिकारी , 
गुमला को स्थानांतरित करते हुए उप निदेशक , उच्च शिक्षा निदेशालय के पद पर अपने ही 
वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 01/ स्था02-01/ 2008- 215 – श्रीमती नीरू पुष्पा टोप्पो , प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च 
विद्यालय , बरियातू, राँची को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी , गुमला के पद पर 
अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 01/ स्था02-01/ 2008- 216 - श्री रतन कुमार महावर , जिला शिक्षा अधीक्षक , सरायकेला 
खरसावा को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू के पद पर अपने ही वेतनमान 
में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


41 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
संख्या-01/ स्था02-01/ 2008-217 - श्री शशि कुमार मिश्रा , उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा 
निदेशालय को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर के पद पर अपने ही 
वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 01/ स्था02 -01/ 2008-218– श्री सतीश चन्द्र सिंकु , अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, 
साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका के पद पर अपने ही वेतनमान 
में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 01 / स्था02-01/ 2008-219– श्रीमती अरुणा नाथ, जिला शिक्षा अधीक्षक , हजारीबाग को 
स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी , साहेबगंज के पद पर अपने ही वेतनमान में अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -01/ स्था02-01/ 2008-220 - श्री उदय नारायण शर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, 
साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य , राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , देवघर के पद 
पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 01 / स्था02-01/ 2008 - 221 - श्री अशोक कुमार शर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी , पू० 
सिंहभूम को स्थानांतरित करते हुए व्याख्याता, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, देवघर के 
पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 01/ स्था02-01/ 2008- 222 - श्री देवीसल हांसदा , जिला शिक्षा पदाधिकारी , दुमका को 
स्थानांतरित करते हुए व्याख्याता, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , राँची के पद पर अपने 
ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -01/ स्था02-01/ 2008- 223 - श्री पी० के० झा , जिला शिक्षा पदाधिकारी , पलामू को 
स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , राँची के पद पर अपने ही 
वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/ स्था02-01/2008- 224 - श्री सच्चिदानंद द्विवेन्दु तिग्गा, अनुमंडल शिक्षा 
पदाधिकारी , गुमला को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक , गुमला के पद पर अपने ही 
वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


42 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
संख्या-01/ स्था02- 01/ 2008 -225 - श्री इन्द्र भूषण सिंह , अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी , देवघर 
को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, पू० सिंहभूम के पद पर अपने ही वेतनमान में 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 01/ स्था02-01/ 2008-226 – श्री सुरेश चन्द्र घोष, प्राचार्य, जिला स्कूल , हजारीबाग को 
स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक , सरायकेला- खरसावां के पद पर अपने ही वेतनमान में 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/स्था02-01/ 2008-227 – श्री शिवेन्द्र कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक , पलामू को 
स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक , हजारीबाग के पद पर अपने ही वेतनमान में अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -01/स्था02 -01/ 2008-228 – श्री बिरिया उरांव, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी , सिमडेगा को 
स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक , रामगढ़ के पद पर अपने ही वेतनमान में अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -01/ स्था02-01 / 2008-229 – श्री अखिलेश कुमार चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी , 
देवघर को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक , चतरा के पद पर अपने ही वेतनमान में 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/ स्था02-01/ 2008- 230 – श्री मसुदी टुड्डू, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी , तोरपा , खूटी को 
स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक , दुमका के पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/ स्था02-01/ 2008- 231 - श्री महमूद आलम, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, मुसाबनी, 
पू० सिंहभूम को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक , गिरिडीह के पद पर अपने ही 
वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 01 / स्था02-01/ 2008 - 232 - श्री धनेश्वर उरांव, नव प्रोन्नत वर्ग-2 को क्षेत्र शिक्षा 
पदाधिकारी , हुसैनाबाद , पलामू के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 01 / स्था02-01/ 2008-233 - श्री पुरेन्द्र विक्रम शाही, जो मुख्यालय में पदस्थापन की 
प्रतीक्षा में है, को क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह, धनवार के पद पर अपने ही वेतनमान में 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है | 


43 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी , 2014 
संख्या -01/ स्था02-01/ 2008- 234 श्री अर्जुन प्रसाद , जिला शिक्षा अधीक्षक , गुमला को 
स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , चितरपुर रामगढ़ के पद 
पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/ स्था02-01/ 2008- 235 - श्री दुर्योधन महतो, जिला शिक्षा अधीक्षक , रामगढ़ को 
स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , चैनपुर के पद पर अपने 
ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -01/ स्था02-01/ 2008-236 – श्रीमती फरहाना खातून , जिला शिक्षा अधीक्षक , लोहरदगा 
को स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , पिण्ड्राजोरा के पद पर 
अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -01/स्था02 -01/ 2008- 237 – श्री झब्बू पंडित , जिला शिक्षा अधीक्षक , गिरिडीह को 
स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुमला के पद पर अपने 
ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 01/ स्था02-01/ 2008- 238 – श्री अभय शंकर , जिला शिक्षा अधीक्षक , पू० सिंहभूम को 
स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , बुण्डू, राँची के पद पर 
अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/स्था02-01/ 2008-239 – श्री अशोक कुमार झा , जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका को 
स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , सिमडेगा के पद पर अपने 
ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -01/ स्था02-01/ 2008- 240 - श्री गनौरी मिस्त्री, जिला शिक्षा अधीक्षक , चतरा को 
स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , बगोदर के पद पर अपने 
ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/स्था02-01/ 2008-241 - श्रीमती माधुरी कुमारी, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, 
धनबाद को स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , गोविन्दपुर 
धनबाद के पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है | 


44 

झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
__ संख्या- 01/ स्था02-01/ 2008- 242 - श्री राम प्रसाद मंडल , क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी , साहेबगंज को 
स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक , पलामू के पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 01/ स्था02-01/ 2008-243 – श्रीमती पुष्पा कुजूर , व्याख्याता, राजकीय महिला शिक्षण 
प्रशिक्षण महाविद्यालय , बरियातू, राँची को स्थानांतरित करते हुए अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, 
सदर , राँची के पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/ स्था02 -01/ 2008- 244 – श्रीमती रेणुका तिग्गा, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, खूटी को 
स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा के पद पर अपने ही वेतनमान में अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/ स्था02-01/ 2008-245 – श्री उपेन्द्र नारायण, जिला शिक्षा अधीक्षक , सिमडेगा को 
स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , बरहेट के पद पर अपने ही 
वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 01/ स्था02-01/ 2008- 246 - श्रीमती अपराजिता झा , प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण 
महाविद्यालय , राँची को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी , सिमडेगा के पद पर अपने 
ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 01/स्था02 -01 /2008 -247 – श्री तुलसी दास , जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिमडेगा को 
स्थानांतरित करते हुए इनकी सेवाएँ झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची को सक्षम पद पर पदस्थापन 
हेतु सौंपी जाती है । 


संख्या -01/ स्था02-01/ 2008-248 – श्री शिवचरण मराण्डी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा को 
स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची के पद पर अपने ही वेतनमान में अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -01/स्था02-01/ 2008-249 - श्री महीप कुमार सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी , राँची को 
स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी , गोड्डा के पद पर अपने ही वेतनमान में अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 

45 
संख्या -01/ स्था02-01/ 2008- 250 - श्री जय गोविंद सिंह , जिला शिक्षा अधीक्षक , गढ़वा को 
स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , जसीडीह , देवघर के पद पर 
अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -01/स्था02-01/2008-251 - श्री अरविंद कुमार , क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, जगन्नाथपुर , 
प० सिंहभूम को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक , गढ़वा के पद पर अपने ही वेतनमान 
में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -01/ स्था02-01/ 2008-252 - श्री अरविंद विजय विलुंग , उप निदेशक , माध्यमिक शिक्षा 
निदेशालय, झारखण्ड अपने कार्यों के अतिरिक्त एम० डी० एम० ( मध्याह्न भोजन योजना) कोषांग 
का कार्य देखेंगे । 


उक्त सभी स्थानांतरण के फलस्वरूप पदस्थापित पदाधिकारियों की वरीयता माननीय 
उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० संख्या- 17286/2011 में पारित अन्तरिम आदेश के अनुरूप 
यथावत स्थिति ( Status Quo ) में रहेगी । 


उक्त सभी स्थानांतरित / पदस्थापित पदाधिकारी अपने कोटि वेतनमान में ही कार्यरत 


2. 
रहेंगे । 


3. 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 


4. स्थानांतरित सभी पदाधिकारी- गण अपने स्थानांतरित पद का प्रभार दिनांक 
8 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से ग्रहण कर लेंगे | दिनांक 8 जनवरी 2014 तक प्रभार नहीं 
ग्रहण करने की स्थिति में वे स्वतः विरमित समझे जायेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विमल , 


उप सचिव । 


46 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जनवरी , 2014 


सूचना 
9 जनवरी , 2014 


संख्या -9-- मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड , रांची के संकल्प संख्या-170 
दिनांक-15 अक्टूबर 2013 तथा विभागीय पत्रांक-361 दिनांक -23 दिसम्बर 2013 के द्वारा श्री 
नागेन्द्र ठाकुर , राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग-1, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेषक , कोल्हान प्रमंडल , 
चाईबासा ( सम्प्रति निलंबित ) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आरोप पत्र प्राप्त हुए हैं 
तथा इस कार्यवाही के संचालन हेतु अधोहस्ताक्षरी को विभागीय जांच पदाधिकारी नियुक्त किया 
गया है । इस विभागीय कार्यवाही में भाग लेकर अपना बचाव पक्ष रखने में आरोपित पदाधिकारी 
अबतक विफल रहे हैं । 


श्री नागेन्द्र ठाकुर , राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग-1, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेषक, कोल्हान 
प्रमंडल, चाईबासा ( सम्प्रति निलंबित ) को इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस 
विभागीय कार्यवाही वाद संख्या-28/2013 में सुनवाई हेतु अगली तिथि दिनांक-29 जनवरी 2014 को 
11. 30 बजे पूर्वाहन में निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर श्री ठाकुर 
उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में यह 
समझा जाएगा कि उन्हें अपना बचाव में कुछ नहीं कहना है और कार्यवाही में विभागीय पक्ष की 
सुनवाई पूरी कर विनिश्चय कर दिया जाएगा । 


कृपया इसे अत्यावश्यक समझें । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शुभेन्दु झा , 


नगर प्रशासन भवन ( एच0ई0सी0), 


धुर्वा, रांची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 8 जनवरी, 2014 


47 


सूचना एवं जन- सम्पर्क विभाग | 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर, 2013 


संख्या-1/ सूज०स०/ स्था ( राज .) -16/ 2012-61 - प्रमंडलीय जन संपर्क कार्यालय , पलामू में 
पदस्थापित श्री मुकुल लकड़ा, उप निदेशक को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राजभवन 
के सूचना एवं जन संपर्क इकाई में उप निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क के रूप में पदस्थापित किया 
जाता है। श्री लकड़ा, अपने कार्यों के अतिरिक्त उप निदेशक , प्रमंडलीय जन संपर्क कार्यालय , पलामू 
के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 1/सूज. स / स्था ( राज .) - 16/ 2012 - श्री पलटू महतो, सहायक निदेशक, सूचना एवं 
जन संपर्क विभाग को स्थानांतरित करते हुए जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी , रांची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


( ह०/-) अस्पष्ट , 


सरकार के अवर सचिव । 


48 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
आयुक्त कार्यालय , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , राँची । 


अधिसूचना 

12 दिसम्बर , 2013 
संख्या-1981 / स्था० श्री चितरंजन कुमार , उप निदेशक, पंचायती राज , दक्षिणी छोटानागपुर 
प्रमण्डल , राँची को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत दिनांक 
1 सितम्बर , 2013 से 8 अक्टूबर , 2013 तक कुल 38 ( अड़तीस ) दिनों का उपार्जित अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


आयुक्त के आदेशानुसार, 


( ह०/-) अस्पष्ट , 


आयुक्त के सचिव । 


अधिसूचना 
28 दिसम्बर , 2013 


संख्या- 2029/ स्था० - श्री नृपेन्द्र नारायण वर्मा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी , लोहरदगा 
को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 से 
10 नवम्बर 2013 तक कुल 25 (पच्चीस ) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती 


आयुक्त के आदेशानुसार, 


( ह०/-) अस्पष्ट , 


आयुक्त के सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 


49 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर , 2013 


संख्या-01/ स्था०राज ( स्थानां० )- 08/ 2012-3566 - श्री नन्द किशोर गुप्ता, उप निबंधक , 
सहयोग समितियां, संथाल परगना प्रमण्डल , दुमका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां, संथाल परगना प्रमण्डल , दुमका के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या-01/ स्था राज ( स्थानां०)- 08/ 2012-3567 - श्री सुनील कुमार , उप निबंधक , सहयोग 
समितियां, कार्यमंडल निबंधक, सहयोग समितियां, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या - 01/ स्था राज ( स्थानां० )-08/ 2012- 3568 – श्री केदारनाथ, उप निबंधक , सहयोग 
समितियां, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री 
केदारनाथ, जिला सहकारिता पदाधिकारी , गिरिडीह के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 01 / स्था राज ( स्थानां० )- 08 / 2012-3569 – श्री धर्मदेव मिश्र, राज्य अनुश्रवण 
पदाधिकारी , आई०सी०डी०पी० , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त निबंधक , 
सहयोग समितियां, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री 
मिश्र, राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई०सी०डी०पी०, राँची एवं महाप्रबंधक , झारखण्ड राज्य सहकारी 
बैंक लि . के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


संख्या-01/ स्था राज ( स्थानां० )-08/ 2012-3570 श्री नरेंद्र कुमार मिश्र , प्रबंध निदेशक , 
गुमला-सिमडेगा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० , गुमला को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
जिला सहकारिता पदाधिकारी , देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


50 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
संख्या-01/ स्था राज ( स्थानां०)- 08 / 2012-3571 – श्री जयदेव प्रसाद सिंह , प्रबंध निदेशक , 
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० , पश्चिमी सिंहभूम को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध 
निदेशक, गुमला-सिमडेगा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
श्री सिंह , जिला सहकारिता पदाधिकारी , गुमला के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


संख्या -01/ स्था राज ( स्थानां०)-08/ 2012- 3572 - श्री चंद्रदेव रंजन , प्रबंध निदेशक , 
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , 
झस्कोलैम्प , राँची के पद पर पदस्थापित लिया जाता है । 


संख्या -01/ स्था राज ( स्थानां० )-08/ 2012- 3573 – श्रीमती मेरी पिया मिंज , जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , केन्द्रीय सहकारी 
बैंक लि०, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्रीमती मिंज , जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, चाईबासा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 


संख्या -01/ स्था राज (स्थानां०)-08 /2012-3574 – श्री रविशंकर पाण्डेय , जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , केन्द्रीय 
सहकारी बैंक लि०, हजारीबाग के के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री पाण्डेय , जिला 
सहकारिता पदाधिकारी, हजारीबाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -01/ स्था०राज ( स्थानां० )-08/ 2012- 3575 - श्री सुशील कुमार , महाप्रबंधक , 
आई०सी०डी०पी०, चतरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी , 
जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री कुमार , प्रबंध निदेशक, देवघर - जामताड़ा केन्द्रीय 
सहकारी बैंक लि० , देवघर एवं महाप्रबंधक , आई०सी०डी०पी०, जामताड़ा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


संख्या-01/ स्था राज (स्थानां०)-08/ 2012-3576 - श्रीमती मंजु विभावरी , जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , धनबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , केन्द्रीय सहकारी 
बैंक लि०, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ संख्या - 01 / स्था राज ( स्थानां० )-08 / 2012- 3577 - श्री शिव नारायण राम , जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, डाल्टेनगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण 
केन्द्र , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री राम , प्रबंध निदेशक , 
राँची- छूटी केन्द्रीय सहकारी बैंक , राँची, कार्यपालक पदाधिकारी, छोटानागपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 

51 
बुनकर सहयोग संघ, इरबा, राँची एवं उप महाप्रबंधक , झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि०, राँची के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-01/ स्था राज ( स्थानां०)-08/ 2012- 3578 – श्री तरसी सियूस केरकेट्टा, जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, झूटी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री केरकेट्टा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, खूटी के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -01/ स्था राज ( स्थानां० )- 08 / 2012- 3579- श्री कृष्णा भगत , जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , गुमला को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी , 
सरायकेला- खरसावां के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-01/ स्था राज ( स्थानां० )-08/2012- 3580 - श्री देवेन्द्र सिंह, प्रबंध निदेशक , 
राँची- छूटी केन्द्रीय सहकारी बैंक , राँची, को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला 
सहकारिता पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री सिंह, महाप्रबंधक , 
आई०सी०डी०पी०, धनबाद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-01/ स्था राज ( स्थानां०)- 08/ 2012- 3581 - श्री सुरेन्द्र सिंह , जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , वेजफेड, राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी ( मुख्यालय), सहकारिता 
विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-01/ स्था राज ( स्थानां०)-08/ 2012-3582 - श्री जय प्रकाश शर्मा, आप्त सचिव 
माननीय विभागीय मंत्री की सेवा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से वापस लेते हुए प्रबंध 
निदेशक , झम्कोफेड , रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | श्री शर्मा, माननीय विभागीय 
मंत्री के आप्त सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या - 01 / स्था राज ( स्थानां० )- 08/2012- 3583- श्री निरंजन कुमार , जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , गढ़वा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी , 
गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/स्था०राज (स्थानां०)- 08 /2012- 3584- श्री राम कुमार प्रसाद, जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, देवघर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी , 


52 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है | श्री प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गढ़वा एवं 
महाप्रबंधक , आई०सी०डी०पी०, पलामू के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -01/ स्था०राज ( स्थानां० )- 08 / 2012- 3585 - श्री अफ्रेम जॉर्ज कुजूर, जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावां को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है | श्री कुजूर , कार्यपालक पदाधिकारी , 
आई०एस०पी०एल०, जमशेदपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 01/ स्था राज ( स्थानां०)-08/ 2012-3586 - श्री उमेश कुमार सिन्हा, जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , कोडरमा, जिला सहकारिता पदाधिकारी , चतरा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


संख्या- 01/ स्था राज (स्थानां०)-08/ 2012- 3587 - श्री कुमोद कुमार, महाप्रबंधक , 
आई०सी०डी०पी०, साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री कुमार , महाप्रबंधक , 
आई०सी०डी०पी०, साहेबगंज के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -01/ स्था राज ( स्थानां० )- 08 / 2012- 3588 – श्रीमती जगमनी टोपनो ( पदस्थापन की 
प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या - 01/ स्था राज ( स्थानां०)-08/ 2012- 3589 – श्री अमर भूषण क्रांति , महाप्रबंधक , 
आई०सी०डी०पी०, जामताड़ा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक व्याख्याता, सहकारिता 
प्रशिक्षण केन्द्र, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/ स्था राज ( स्थानां०)-08/ 2012- 3590 – श्री अशोक कुमार तिवारी , सहायक निबंधक , 
सहयोग समितियां , बेरमो अंचल , तेनुघाट (बोकारो ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
सहायक निदेशक , सहयोग समितियां, सरायकेला- खरसावां के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2 . अतः झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 6 ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल अधिसूचना में उल्लिखित सभी पदाधिकारियों को 
स्तम्भ -3 में वर्णित शक्ति सीमा के अधीन उक्त अधिनियम एवं झारखण्ड सहकारी समिति 
नियमावली, 1959 के अंतर्गत निबंधक , सहयोग समितियाँ की वे शक्तियां प्रदत्त करते है , जो नीचे 
स्तम्भ- 2 में अंकित है : 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 8 जनवरी, 2014 


53 


क्र० 


शक्तियाँ 


शक्ति सीमा 


2 


3 


1 . 


झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा उनके क्षेत्राधिकार के अंदर 
8(1) B, 9, 10 , 11, 12, 14, 20 , 25 ,35 ] 36 एवं 39 के सहायक निबंधक, सहयोग 
अधीन ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक सहयोग समितियाँ के समितियाँ की सारी शक्तियाँ । 
संबंध में एवं धारा 34 , 48 (उप धारा 6 एवं 8 को 
छोड़कर ) 50, 52,54 एवं 58 के अधीन सीमित एवं 
असीमित दायित्वों वाली सभी शक्तियाँ तथा झारखण्ड 
सहकारी समिति नियमावली, 1959 की तत्संबंधी 
नियमों के अधीन निबंधक , सहयोग समितियाँ की 
शक्तियाँ 


झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा उनके क्षेत्राधिकार के अंदर 
26 , 44(5), 48( 6), 48( 8) एवं 56 को छोड़कर अन्य जिला सहकारिता पदाधिकारी 
सारी शक्तियाँ एवं झारखण्ड सहकारी सोसाईटी की सारी समितियाँ । 
नियमावली 1959 के नियम -37 , 38 एवं 39 को 
छोड़कर नियम 20, 22, 23, 24 एवं 25 सहित अन्य 
सारी शक्तियाँ । 


| 3. 


झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा उनके क्षेत्राधिकार के अंदर 
26 एवं 56 को छोड़कर अन्य सारी शक्तियाँ । उप निबंधक , सहयोग 

समितियाँ की सारी शक्तियाँ । 


4. 


झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा उनके क्षेत्राधिकार के अंदर 
26 एवं 56 को छोड़कर अन्य सारी शक्तियाँ । संयुक्त निबंधक , सहयोग 

समितियाँ की सारी शक्तियाँ । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बन्धना कुल्लू, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


54 


dI . 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 8 जनवरी, 2014 
स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
30 दिसम्बर , 2013 


संख्या- 3/ स्था० डी०- 01 -138/12 - 1463( 3)- झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के 
आलोक वर्ष 2012 में नियुक्त निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारी अपने पदस्थापन स्थल से प्रभार 
ग्रहण कर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे । इनकी अनुपस्थित से आम जनता को स्वास्थ्य 
सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही थी । इनसे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध 
में कारण- पृच्छा की गयी थी कि क्यों नहीं नियुक्ति की शर्तों के उलंघन के कारण इनकी सेवा 
समाप्त कर दी जाय |इसके क्रम में इनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर इनके सेवा समाप्त 
करने के बिन्दु पर राज्यपाल जी के तत्कालीन सलाहकार का आदेश दिनांक 20 मार्च, 2013 को 
प्राप्त किया गया । 


नैसर्गिक न्याय के तहत इन चिकित्सा पदाधिकारियों से पुनः समाचार पत्रों में दिनांक 3 
मार्च, 2013 को सूचना प्रकाशित कर इनसे द्वितीय कारण पृच्छा देने का अवसर दिया गया । 
केवल 7 चिकित्सा पदाधिकारियों यथा डा० ठाकुर मणि , डा० रजनीगंधा टुडू , डा० पैरिता कुजूर , डा० 
संजय साह, डा० नितेश कुमार एवं डा० सुचन्द मुंडा से उत्तर प्राप्त हुआ जो संतोष जनक नहीं 
पाया गया एवं इसे दिनांक 28 मई , 2013 को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया । 


इन चिकित्सकों द्वारा सेवा संबंधी नियमों एवं नियुक्ति पत्र की कंडिका 6 एवं 9 में अंकित 
शर्तों का उलंघन किया गया है। नियुक्ति पत्र की कंडिका 9 में अंकित है :- "प्रभार ग्रहण की तिथि 
से दो वर्ष तक की अवधि परिक्ष्यमान अवधि में अवधि में कार्य एवं आचरण ठीक नहीं रहने पर 
Summarily सेवा से हटाया जा सकता है " | इनकी अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति इनके खराब 
कार्य एवं आचरण का स्पष्ट प्रमाण है । 


नीचे अंकित 33 चिकित्सा पदाधिकारियों को असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली - 1930 के नियम 49(6) के प्रावधानों के अधीन उनके अनधिकृत रूप से बिना एक दिन 
भी कार्य किये अनुपस्थिति होने की तिथि से सरकारी सेवा से हटाया जाता 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
क्रमांक चिकित्सा पदाधिकारी का 

पदस्थापन स्थल 


नाम 


डा० ठाकुर मणि 


रेफरल अस्पताल, जैनामोड़, बोकारो, नव पदस्थापित 
स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जरीडीह , बोकारो । 


2 


डा . प्रकाश रंजन मिश्रा 


| रेफर अस्पताल, जैनामोड़, बोकारो । 


डा० लक्ष्मी 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , पेटरवार , बोकारो 


डा० कमाल नारायण प्रसाद रेफरल अस्पताल , सिमरिया , चतरा 


डा० प्रियदर्शनी 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हंटरगंज , चतरा 


| डा० दुर्गा नन्द झा 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इटखोरी , चतरा 


7 


डा० अनामिका 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालाजोरी , चतरा 


| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , मोहनपुर, देवघर 


अति० प्रा० स्वा० केन्द्र , मोहनपुर, देवघर 


डा० पुनीत एस० टोप्पो 
9 डा० शिवेन्द्र कुमार 
10 डा० प्रियंका कुमारी 

डा० पैरिन्ता कुजूर 
डा० संतोष कुमार साह 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिकारीपाड़ा , दुमका 


11 


अति० प्रा० स्वा० केन्द्र , आसनबनी , रानेशवर , दुमका 


अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, हंसडीहा, सरैयाहाट , दुमका 


13 


डा . संजय साह 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझिआं, गढ़वा 


14 


डा० हृदय कुमार 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमुआ, गिरिडीह 


15 


डा० प्रेम प्रकाश 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , तिसरी, गिरिडीह 


16 


डा० संजीव कुमार 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीरटाड़, गिरिडीह 


17 


| डा० संजीव कुमार 


रेफरल अस्पताल , डुमरी, गिरिडीह 


56 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
डा० राकेश कुमार यादव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , बोआरीज़ोर , गोड्डा 


18 


डा० राकेश कुमार 


अति० प्रा० स्वा० केन्द्र , बलबड्डा, मेहरमा, गोड्डा 


20 


डा० निभा 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाघरा , गुमला 


21 


| डा० सत्येन्द्र कुमार 


डा . 


राजकीय औषधालय , नेतरहाट 


22 डा० शब्दिका मयुरी लाल । | रेफरल अस्पताल , सिसई, गुमला 


डा० शलिनि एक्का 


अति० प्रा० स्वा० केन्द्र , चरही , चुरचू , हजारीबाग 


अति० प्रा० स्वा० केन्द्र , गौरियाकरमा , बरही , हजारीबाग 


24 डा० कुसुम प्रकाश 

डा० नितेश कुमार 


अति० प्रा० स्वा० केन्द्र , बिंदापाथर, नाला, जामताड़ा 


| डा० रूबी कुमारी 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , जयनगर , कोडरमा 


डा० धमेन्द्र कुमार 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महेशपुर , पाकुड़ 


४ 


। 


डा० राकेश कुमार निराला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महेशपुर , पाकुड़ 


| डा० विवेक सहाय 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विश्रामपुर, पलामू 


30 


डा० सुचन्द मुंडा 


अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, मजुराहा, हंसडीहा , पलामू 


31 


डा० अतिकुर रहमान खान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , पतरातु , रामगढ़ 


32 


डा० आशा उरांव 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोल्वा, सिमडेगा 


33 डा० निरंजन कुमार 


रेफरल अस्पताल , मझगाँव, प० सिंहभूम 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शुभा वर्मा, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 जनवरी, 2014 
श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग | 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर , 2013 


संख्या -1/ स्था०प०नि०प्र०- 4014/ 2002 श्र०नि० - 3117 - न्यायमूर्ति श्रीमती जया राय , पूर्व 
न्यायधीश , झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची, जिनकी सेवा कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना सं०-13/ वरीय स्था०पदस्थापन - 01 / 2013 का० 12322 , दिनांक 23 
दिसम्बर , 2013 द्वारा श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी गयी है , को 
पीठासीन अधिकारी , औद्योगिक न्यायाधिकरण, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । श्रीमती राय को पद ग्रहण करने की तिथि से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 
XIV ) की धारा 7(2 ) सहपठित धारा-8 द्वारा प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत किया 
जाता है । इनका मुख्यालय राँची रहेगा | 


संख्या -1 / स्था०श्र०नि०प्र०-4014 | 2002श्र०नि०- 3118– श्री अवनी रंजन कुमार सिन्हा, 
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ( बेरमो , तेनुघाट ), बोकारो, जिनकी सेवा कार्मिक , प्रशासनिक सुधार 
तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं० - 13 / वरीय वरीय स्था०पदस्थापन 
01/2013 का०- 12390, दिनांक 23 दिसम्बर , 2013 द्वारा श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी गयी है, को पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है। श्री सिन्हा को पद ग्रहण करने की तिथि से औद्योगिक विवाद 
अधिनियम , 1947 (1947 का XIV ) की धारा 7( 2) सहपठित धारा- 8 द्वारा प्रदत्त शत्तियों का 
प्रयोग करते हुए प्राधिकृत किया जाता है । इनका मुख्यालय हजारीबाग रहेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


वीरेन्द्र कुमार शुक्ल , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


58 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 8 जनवरी, 2014 
राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची 


प्रभार प्रतिवेदन 
1 जनवरी , 2014 


संख्या -01/ स्था०- 20 / 2013 रा०नि०आ०-01 - अधोहस्ताक्षरी, मैं अशोक कुमार शर्मा, 
भा०प्र०से० (बड़े - बड़े साफ अक्षरों में ) दिनांक 1 जनवरी , 2014 के पूर्वाहन में संयुक्त निर्वाचन 
आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची का प्रभार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय 
वेतनमान (पे बैण्ड- 4 रु० 37400-67000 /- + ग्रेड पे रु. 10,000 /-) में प्रोन्नति के फलस्वरूप 
उत्क्रमित पद पर स्वतः पदभार ग्रहण करता हूँ । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं० - 1/ पी 
1030 / 2001 का० 12340 दिनांक 23 दिसम्बर , 2013 एवं अधिसूचना सं०- 1/ पी -108 / 2013 
का० 06 दिनांक 1 जनवरी , 2014 द्रष्टव्य | 


ह० / - अस्पष्ट , 


भारग्राही पदाधिकारी । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट (साधारण ) 2 - 50 | 


